निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


____ 2 वैशाख 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 342 ) पटना , शुक्रवार , 22 अप्रील 2016 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

7 अप्रैल 2016 
सं० 02 / रेगु . - 2 - 7024 / 2015 - 816 — बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन ) अधिनियम 1981 यथा 
संशोधित अधिनियम , 1993 (बिहार अधिनियम संख्या - 11,1994 ) की धारा - 49( 2)( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए राज्य सरकार राज्य की चीनी मिलों को उनके द्वारा पेराई वर्ष 2015 - 16 में खरीदे गये / खरीद किये जाने 
वाले ईख के बावत देय ईख क्रय कर से पूर्णतः विमुक्ति प्रदान करती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रवि मित्तल , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 342 - 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


